सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 आश्विन , 1943 ( श ० ) 


संख्या -505 राँची , शुक्रवार , 


1 अक्टूबर , 2021 ( ई ० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 


21 सितम्बर , 2021 


विषय : - राजधानी राँची में अवस्थित बिरसा मुण्डा जेल परिसर में निर्माणाधीन बिरसा मुण्डा संग्रहालय 
में तीन स्वतंत्रता सेनानी ( पोटो हो , भागीरथ मांझी एवं गंगा नारायण सिंह ) की प्रतिमा निर्माण का कार्य 
M / s Ram Sutar Art Creations Pvt . Ltd. को मनोनयन के आधार पर आवंटित करने के संबंध में । 


सरकार 


संख्या -- 05 / न.वि. / वृ.श.परि . ( बिरसा मुण्डा संग्रहालय ) -18 / 2018 / 2924 -- झारखण्ड 
नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ - साथ ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित 
एवं विकसित कर वर्तमान तथा आनेवाली पीढ़ी को गौरवपूर्ण अतीत से अवगत कराना चाहती है । 


2. उक्त क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग , झारखण्ड के संकल्प संख्या -4691 दिनांक 

19.09.2018 द्वारा राजधानी राँची अवस्थित 150 वर्ष पुराने बिरसा मुण्डा जेल भवन को 
संरक्षित एवं विकसित करने के साथ ही संग्रहालय के रूप में कार्यान्वित करने की योजना पर 
स्वीकृति प्रदान की गई है । बिरसा मुण्डा जेल भवन - सह - परिसर कुल 4.96 एकड़ क्षेत्र पर विस्तृत 
है एवं इस योजना के अंतर्गत पुराने जेल भवन तथा उसके चाहरदीवारी का जीर्णोद्धार एवं 


2 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 1 अक्टूबर , 2021 
संरक्षण कार्य , क्षेत्रीय विरासत को प्रदर्शित करने वाले दृश्य , भगवान बिरसा मुण्डा की विशाल मूर्ति 
की स्थापना , झारखण्ड स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियाँ , लाईट एण्ड साउण्ड प्रोग्राम , जिसमें बिरसा 
मुण्डा एवं अन्य झारखण्ड स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी एवं संस्कृति का प्रदर्शन तथा पूरे जेल 

परिसर का सौन्दर्गीकरण का कार्य कराया जा रहा है | 
3. उक्त संकल्प के कंडिका 12 में यह प्रावधानित है कि उक्त परियोजना में झारखण्ड के स्वतंत्रता 

सेनानियों की मूर्तियाँ तथा भगवान बिरसा मुण्डा की भव्य मूर्ति का निर्माण भारत के मशहूर 
मूर्तिकार के द्वारा कराया जाएगा । इस हेतु अलग से प्रस्ताव तैयार कर कार्रवाई की जाएगी । इस 
क्रम में नगर विकास एवं आवास विभागए झारखण्ड के संकल्प संख्या -5390 दिनांक 
05.11.2018 द्वारा बिरसा मुण्डा जेल परिसर में भगवान बिरसा मुण्डा एवं अन्य दस शहीदों की 
प्रतिमा पर होने वाले कुल लागत 357.28 लाख रूपये की स्वीकृति एवं इसके निर्माण हेतु M / s 
Ram Sutar Art Creations Pvt . Ltd. को मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने की 
स्वीकृति प्रदान की गई थी एवं वर्तमान में M / s Ram Sutar Art Creations Pvt . Ltd. के 

द्वारा 11 प्रतिमा निर्माण का कार्य किया जा रहा है । 
4. दिनांक -31.05.2021 को सचिव , जनजातीय मामले मंत्रालय , भारत सरकार की अध्यक्षता में 

आयोजित बैठक में बिरसा मुण्डा संग्रहालय की स्थापना हेतु झारखण्ड सरकार के स्तर से गठित 
समिति के निर्णय के आलोक में उक्त संग्रहालय में झारखण्ड के अन्य तीन स्वतंत्रता सेनानी 
पोटो हो , भागीरथ मांझी एवं गंगा नारायण सिंह के प्रतिमा अधिष्ठापन कार्य पर राज्य सरकार 

के स्तर से स्वीकृति की कार्रवाई त्वरित गति से करने का निदेश दिया गया है । 
5. उक्त क्रम में सचिव , अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति , अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग 

कल्याण विभाग , झारखण्ड के पत्रांक -1508 , दिनांक -30.07.2021 द्वारा बिरसा मुण्डा संग्रहालय 
में तीन स्वतंत्रता सेनानी पोटो हो , भागीरथ मांझी एवं गंगा नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापना 
हेतु कुल 1,19,75,040 / - रूपये की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं पुनः 
अनुसूचित जनजातिए अनुसूचित जाति , अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग , झारखण्ड 
के स्वीकृत्यादेश संख्या -72 , दिनांक -03.08.2021 द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 
1,19,75,040 / - रूपये का आवंटन निर्गत करते हुए इसका सर्वश्री जुडको लि ० के पी ० एल ० खाते 

में हस्तांतरण सुनिश्चित किया गया है । 
6. चूँकि कि बिरसा मुण्डा संग्रहालय में कुल 11 प्रतिमा का निर्माण मनोनयन के आधार पर M / s 

Ram Sutar Art Creations Pvt . Ltd. द्वारा कराया गया है । इस क्रम में परियोजना निदेशक 
( तकनीकी ) जुडको लि ० के पत्रांक -2602 , दिनांक -05.08.2021 द्वारा प्रतिमाओं के निर्माण में 
एकरूपता बनाये रखने हेतु इन तीन प्रतिमाओं का निर्माण भी M / s Ram Sutar Art Creations 
Pvt . Ltd. से ही मनोनयन के आधार पर कराने का प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग , 

झारखण्ड को प्राप्त हुआ है । 
7. श्री कृष्णकांत पाण्डेय , M / s Ram Sutar Art Creations Pvt . Ltd. के पत्रांक - शून्य दिनांक 

02.06.2021 द्वारा उक्त तीन स्वतंत्रता सेनानी के 9 फीट के कांस्य प्रतिमा के अधिष्ठापन से 
संबंधित कुल 110.88 लाख का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है । 

M / s Ram Sutar Art Creations Pvt . Ltd. द्वारा निम्न Term & Conditions पर भुगतान करने 
का प्रस्ताव दिया गया है : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 1 अक्टूबर , 2021 


3 


ii . 


V. 


i . 30 % of Payment at time of formal order . 

40 % of payment at the time approval of fiber glass statue . 
iii . 20 % of payment at the time of bronze statue delivery at our factory . 
iv . 10 % of Balance Payment after the installation of statue . 

Time required for preparation approx 6 month from the formal order / advance 

payment . 
vi . Any other taxes applicable in Jharkhand other than GST mentioned above , shall be 

charged extra or paid by you directly . 
vii . Crane , etc. required at the time of installation shall be provide by you . 
viii . Transportation cost inclusive the above price . 

. 
ix . Statue specification shall be approximate Cooper : 80-85 % , Zinc : 3-5 % , Lead : 4- 8 % , 

Tin : 3-5 % . 
उक्त भुगतान बिना Bank Guarantee के Interest Free करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


8. उक्त क्रम में झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के 

तहत बिरसा मुण्डा संग्रहालय में तीन स्वतंत्रता सेनानी पोटो हो , भागीरथ मांझी एवं गंगा 
नारायण सिंह के प्रतिमा निर्माण का कार्य मनोनयन के आधार पर M / s Ram Sutar Art 
Creations Pvt . Ltd. से कराने एवं इस कार्य हेतु अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति , 
अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग , झारखण्ड द्वारा आवंटित राशि से M / s Ram 
Sutar Art Creations Pvt . Ltd. के उक्त प्रस्ताव के अनुरूप भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान 

की जाती है | 
9. उक्त पर दिनांक -14.09.2021 को आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या -10 के 

रूप में स्वीकृति प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनय कुमार चौबे , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 505 -- 50 


